सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

26 श्रावण , 1944 ( श ० ) 

17 अगस्त , 2022 ( ई ० ) 


संख्या - 26 राँची , बुधवार 


विषय - सूची 

पृष्ठ 

भाग 1 – नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी 218 - 225 भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग 1 – क – स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 

भाग 1 - ख - मैट्रिकुलेसन , आई.ए. , आई.एस - सी . , बी.ए , 
बी.एस.सी. , एम.ए. , एम . ए . सी . , लॉ भाग और 
2 , एम.बी.बी.एस. , बी.सी.ई. , डिप ० - इन - एड . , 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग 1 - ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएँ , परीक्षाफल आदि । 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग - 2 – झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 


भाग 3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और नियम 
' भारत गज़ट ' और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग - 5 - झारखण्ड विधान सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान - मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक । 

भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम . एस . और की अनुमति मिल चुकी है । 

भाग - 8 - भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 9- विज्ञापन 


पूरक 

पूरक अ " 


--- 


भाग - 9 - क - बन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएँ , परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 


... 


पृष्ठ 


⠀ 


... 


क्र . 

सं . 


1 

1 


सं ० स०-02 / श्र.नि.प्र.स्था . ( नियो . ) - 01-05 / 2022 श्र ० नि ० 1006 -- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग , झारखण्ड , रांची के पत्रांक -3627 दि0-14.06.2022 द्वारा झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता 
परीक्षा , 2021 ( विज्ञापन सं0-01 / 2021 ) में झारखण्ड नियोजन सेवा संवर्ग के सफल अभ्यार्थियों की अनुशंसा 
प्राप्त हुई है । इन अभ्यार्थियों को जिला नियोजन पदाधिकारी नियोजन पदाधिकारी ( वेतनमान- 9300-34800 
ग्रेड पे- रू . 4800 / - सप्तम् पुनरीक्षित वेतनमान के लेवल 8 में ) के रिक्त पद पर योगदान की तिथि से 
परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तंभ -7 में अंकित जिला / स्थान पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

अभ्यार्थी का नाम एवं स्थायी पता 


2 


219 


3 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 17 अगस्त , 2022 
भाग 1 

नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 

श्रम , नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग 


रौल नं ० 


2 

52008092 


52188763 


अधिसूचना 
6 जुलाई , 2022 


52126632 


3 

श्री सौरभ सानन्द 

पिता - श्री बीरेन्द्र प्रसाद , नियर विशाल 

पौल्ट्री फार्मनवरत्न गलीप्रभात 
कॉलोनीटेलीडीह 


रोड़चासबोकारो , झारखण्ड- 827013 
श्री चेतन कुमार शर्मा 
पिता - श्री गंदोरी शर्मा , ग्राम 
कुरहा , पो०- ईचाक , जिला 
हजारीबाग , झारखण्ड - 825402 

श्री विनोद कुमार 
पिता श्री मगरू महतो , 

P21 / 9 , टेल्को कॉलोनी , जमशेदपुर 

जिला- पूर्वी सिंहभूम 

झारखण्ड - 831004 


जन्म तिथि 


4 


20.10.1993 


09.02.1984 


13.12.1983 


उम्मीदवार 
की कोटि 


5 

अनारक्षित 


नियुक्ति पदस्थापन स्थान 

कोटि 


6 

अनारक्षित जिला नियोजन 


7 


पदाधिकारी , जिला 

नियोजनालय , पाकु 


ड । 


पिछड़ा वर्ग -1 अनारक्षित जिला नियोजन 

पदाधिकारी , जिला 

नियोजनालय , लाते 


हार । 

अनारक्षित अनारक्षित जिला नियोजन 

पदाधिकारी , जिला 

नियोजनालय , जाम 

ताड़ा । 


4 


LO 


5 


6 


7 


8 


9 


52179099 


52081308 


52199131 


52188551 


52303481 


52097429 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 17 अगस्त , 2022 


श्री नीरज कुमार रा 

पिता श्री कमलकान्त सिंहग्राम 

कन्हौली पो ० & फुलवरिया थाना- गोगरी 
जिला - खर्गा डबिहार - 851201 

पिता - मो . मोफिजुद्दीन अंसारी | 


ग्राम 

बेनागोरिया ] पो 0 & बेनागोरिया ( मुगमा ) प्रखं 

ड - कालियासोल ] जिला - धनबाद ] झारखण्ड 

828204 


सुश्री प्रियंका भारती 

पिता - श्री कन्हाय महतो , 

ग्राम + पो0- बदाम , थाना- बड़कागाँव , प्रखंड 

बड़कागाँव , जिला- हजारीबाग , झारखण्ड · 

825311 


श्री आनन्द कुमार , 

पिता- श्री टीकाधार कुम्हार , 

मु - मटवारी , कुम्हारटोली , जिला 

हजारीबाग , झारखण्ड - 825301 


सुश्री अनामिका तिर्की 

पिता श्री सुरेश उराँव , 


मकान नाम - जीवनलता कुंज , ग्राम 
बड़ाघघरा , खुशबुटोली , पो० 
डोरण्डा , जिला - राँची , झारखण्ड -834002 

श्री प्रशांत टुडू , 


पिता - श्री बुधन टुडू 

ग्राम पो ०० -गुजीसीमल , 

थाना- शिकारीपाड़ा , जिला 


दुमका , झारखण्ड - 814119 


08-08-1987 अनारक्षित अनारक्षित जिला नियोजन 

पदाधिकारी जिला 
नियोजनालय गढ़ 


10-01-1993 अनारक्षित 


20-09-1999 


01.02.1988 


02.07.1990 


22.01.1989 


पिछड़ा वर्ग- I 


पिछड़ा वर्ग- I 


अनुसूचित 
जनजाति 


अनुसूचित 

जनजाति 


वा । 


अनारक्षित नियोजन 


पदाधिकारी , वि ० वि ० 

नि ० सू ० 

एवं 

मार्गदर्शन केन्द्र 

दुमका । 


पिछड़ा वर्ग- नियोजन 

I 


220 


पदाधिकारी अवर 

प्रादेशिक 


नियोजनालय , 

जमशेदपुर । 


पिछड़ा वर्ग- नियोजन 

I 


पदाधिकारी , अवर 

प्रादेशिक 

नियोजनालय , धनबा 


द । 


अनुसूचित नियोजन 

जनजाति पदाधिकारी , नियोज 

नालय , आदित्यपुर । 


अनुसूचित नियोजन 

जनजाति 


पदाधिकारी , अवर 

प्रादेशिक 

नियोजनालय , बोकारो 
स्टील सिटी । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 17 अगस्त , 2022 

2. नवनियुक्त अभ्यर्थियों की वरीयता झारखण्ड लोक सेवा आयोग , रांची द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के 
अनुसार होगी । 


221 


3. अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके योगदान की तिथि से प्रभावी होगी एवं योगदान की तिथि से ही वे दो 
वर्षों के लिए परीक्ष्यमान रहेंगे । 


4. सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों को परीक्ष्यमान अवधि में स्थायी पद पर पदस्थापन के उपरांत 30 
दिनों के आवासीय मूलभूत प्रशिक्षण के संबंध में सूचना बाद में दी जायेगी । 

अधिसूचना निर्गत तिथि से 30 दिनों के अन्दर योगदान नहीं देने पर अभ्यर्थी को सर्वप्रथम 
यथोचित कारणों का उल्लेख करते हुए विभाग में अभ्यावेदन देना होगा जिसपर सम्यक् विचारोपरान्त 
उनके प्रशिक्षण एवं पदभार ग्रहण के संबंध में विभाग द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा । 

5. पदस्थापित स्थानों में योगदान करने के पष्चात् पदाधिकरी प्रभार प्रतिवेदन , दहेज न लेने संबंधी 
घोषणा पत्र , चल - अचल सम्पत्ति का ब्यौरा तथा असैनिक शल्यचिकित्सा - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी 
द्वारा निर्गत स्वास्थ्य से संबंधित प्रमाण पत्र विभाग में एक सप्ताह के अंदर समर्पित करना सुनिष्चित 
करेंगे । 


6. सभी अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन से संबंधित प्रतिवेदन सम्प्रति अप्राप्त है । सभी नवनियुक्त 
पदाधिकारियों से Undertaking लेलीगईहै , लेकिन पुलिस सत्यापन में चरित्र एवं पूर्व वृत्त प्रतिवेदन प्रतिकूल 
प्राप्त होने पर एक माह की पूर्व सूचना पर सेवा समाप्त की जा सकती है । 


7. शैक्षणिक योग्यता / जाति प्रमाण पत्र / आवासीय प्रमाण पत्र / की जांच अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करायी गई 
मूल प्रमाण से मिलान कर ली गई है । भविष्य में सभी मूल प्रमाण पत्रों को निर्गत करने वाले 
संस्थान / कार्यालय से सत्यापन कराने पर यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होती है तो वैसी स्थिति में 
एक माह की पूर्व सूचना पर सेवा समाप्त करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

पवन कुमार , 

सरकार के संयुक्त सचिव | 


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 17 अगस्त , 2022 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

14 जुलाई , 2022 


222 


-- 

संख्या - 4 / नि ० सं०-12-49 / 2017 का.- 4230 - - श्रीमती निशात अम्बर , अंचल अधिकारी , डाड़ी , 
हजारीबाग को वित्त विभाग के संकल्पों एवं झारखण्ड सेवा संहिता के सुसंगत नियमों के तहत् मातृत्व 
एवं उपार्जित अवकाश की निम्नवत् स्वीकृति प्रदम की जाती है : 


( i ) दिनांक 01.10.2020 से 29.03.2021 तक : - वित्त विभाग , झारखण्ड , राँची के संकल्प 
संख्या - 551 दिनांक 01.03.2007 एवं संकल्प 
संख्या- 907 दिनांक 01.07.2010 के तहत् 
मातृत्व अवकाश के रूप में 

( कुल 180 दिन ) 


( ii ) दिनांक 30.03.2021 से 05.04.2021 तक : 

( कुल 07 दिन ) 


झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 
एवं 248 के तहत् उपार्जित अवकाश के रूप 

में । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रहमदेव मोदी , 

सरकार के अवर सचिव । 


223 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 17 अगस्त , 2022 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 

अधिसूचना 
15 जुलाई , 2022 


संख्या - 4 / नि ० सं०-12-23 / 2016 का०-4250 श्रीमती शीतल कुमारी , झा ० प्र ० से ० ( पंचम बैच , गृह 
जिला - राँची ) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , भरनो , गुमला सम्प्रति सहायक नगर आयुक्त , राँची 
नगर निगम , राँची को उपभोग की गयी अवकाश अवधि दिनांक 21.02.2018 ( कुल- 01 दिन ) को 
झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत् असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रहमदेव मोदी , 

सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 17 अगस्त , 2022 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं SARLA KUMARIN अन्य नाम PARWATI DEVI पति Late GIRIDHARI KUMAR , 
शपथ पत्र सं ० 0622 , दिनांक 18 जुलाई , 2022 के अनुसार SARLA KUMARIN के नाम से जानी 
जाऊँगी । 

SARLA KUMARIN एवं PARWATI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है । 


RESIDENT OF - SHANTI NAGAR , 


RESIDENT OF - 


GARHATOLI , KOKAR , 


P.O. G.P.O. , 
P.S. – SADAR , 

DIST.- RANCHI , 

PIN - 834001 
JHARKHAND . 


224 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं RITA DEVI अन्य नाम SIMPI DEVI पति SURENDAR YADAV , शपथ पत्र सं ० 66 , 
दिनांक 21 जून , 2022 के अनुसार RITA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी । 

RITA DEVI एवं SIMPI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है । 


VILL - KEKARGARH , 

P.O. - DWARIKA , 

P.S. - PANKI , 

DIST.- PALAMU , 

PIN 822122 

JHARKHAND . 


225 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं KAMINI अन्य नाम KUMARI KAMINI पिता SRI NAWAL KISHORE PRASAD , 
शपथ पत्र सं ० 7507 , दिनांक 10 अगस्त , 2022 के अनुसार KAMINI के नाम से जानी जाऊँगी । 
KUMARI KAMINI दोनों एक ही महिला का नाम है । 

KAMINI एवं 


RESIDENT OF - 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 17 अगस्त , 2022 


RESIDENT OF - 

- 


QR NO . - 1215 , STREET- 19 , 

SECTOR – 8 / B , 


P.O. - SECTOR – 9 , 

- 

P.S. –HARLA , 

BOKARO STEEL CITY , BOKARO , 
JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं MD . AFTAB UDDIN अन्य नाम MD . AFTAB ALAM पिता Late ENAYAT 
RASOOL , शपथ पत्र सं ० 245 , दिनांक 27 जुलाई 2022 के अनुसार MD . AFTAB UDDIN के नाम 
से जाना जाऊँगा । 

MD . AFTAB UDDIN एवं MD . AFTAB ALAM दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


148 , HASHIM MARKET , 

NEAR MASJID , MILLAT COLONY , 

P.O. & P.S. – KANKE , 

DIST - RANCHI , 

PIN 

834006 


- 


JHARKHAND . 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 26 -- 50 I 


